than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 ज्येष्ठ , 1937 ( श० ) 
संख्या 400 राँची, सोमवार 

8 जून, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

3 जून, 2 0 15 
संख्या- 13/ शक्ति प्र0-02/ 2013 का0 - 4893-- उपायुक्त , राँची के पत्रांक 13 दिनांक 16 मई , 2015 द्वारा 
की गयी अनुशंसा के आलोक में , अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित 3 जोनल दण्डाधिकारी, 8 गश्तीदल 
दण्डाधिकारी तथा 24 पीठासीन पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973 ( एक्ट- 2, 1974) की धारा - 21 
के तहत 26 मई, 2015 से नगर निगम निर्वाचन , 2015 के कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए 
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है । 


संख्या- 13 / शक्ति प्र0 -02 / 2013 का0 - 4893-- उपायुक्त , राँची के ज्ञापांक 1074 दिनांक 18 मई , 2015 
द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में माननीय पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम के राँची भ्रमण 
के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973 
( एक्ट- 2, 1974) की धारा- 21 के तहत दिनांक 19 मई , 2015 के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की 
शक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है: . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 8 जून , 2 0 15 _ 
i. श्री ठाकुर गौरी शंकर शर्मा, प्र०वि०पदा०, नामकुम 
ii. श्री प्रवीण प्रकाश, अंचल अधि० , शहर , राँची 
iii . श्री प्रमोद प्रसाद , क्षेत्र शिक्षा प्र०पदा०, अनगड़ा 
iv . श्री केशव प्रसाद, प्र० शिक्षा प्र०पदा० , नामकुम 
v. श्री विनोद कुमार तिवारी, प्र० शिक्षा प्र०पदा०, बुढमू 
vi. श्री विजय कुमार, प्र० शिक्षा प्र०पदा०, बेड़ो 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 400 – 50 । 


